सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण, 1937 ( श० ) 


संख्या 8 60 राँची, मंगलवार 


8 दिसम्बर, 2015 ( ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


अधिसूचना 

12 दिसम्बर, 2 0 15 
संख्या- 11/ जनगणना कार्या.- 8/ 2 0 15 - 54 4 3. झारखण्ड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या- 475 0, दिनांक- 12 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई0 ) में भारत के 
अपर महारजिस्ट्रार नागरिक निबंधन के निदेशानुसार आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार 
( झारखण्ड ) भी यह घोषणा करती है कि झारखण्ड राज्य में Updation of NPR data base and seeding of 
Aadhaar number in NPR database से संबंधी क्षेत्र कार्य ( प्रगणकों द्वारा घर - घर जाकर गणना करने संबंधी 
कार्य) की अवधि का पुनः निर्धारण दिनांक 4 नवम्बर से 30 नवम्बर , 2015 के बीच निर्धारित किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 6 0 -- 50 । 


